सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र , 1943 ( श ० ) ) 
7 सितम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -460 राँची , मंगलवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 जुलाई , 2021 


संख्या -4 / विविध - 10-20 / 2018 का . - 3347 -- विभागीय अधिसूचना सं ० 2357 दिनांक 23.04.2021 द्वारा 
कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा सम्पादित किये जा 
रहे कार्यों के ससमय निष्पादन एवं कई स्तरों पर अनुश्रवण एवं समीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए श्रीकृष्ण 
लोक प्रशासन संस्थान , राँची में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे निम्नांकित 30 परीक्ष्यमान उप समाहर्ताओं 
की 03 मई , 2021 ( 14 सप्ताह ) तक निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण अवधि को अगले आदेश तक विस्तारित करते 
हुए उन्हें मुख्यतः ऑक्सीजन उत्पादन एवं वितरण कार्य हेतु गठित टास्क फोर्स में सहयोग हेतु निदेशक उद्योग , 
झारखण्ड , राँची के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया थाः 


क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


जिला प्रशिक्षण हेतु आवंटित 
जिला 


1 


श्रीमती सुमन गुप्ता 


2 


3 


श्रीमती सत्यबाला सिन्हा 
श्री विनय 

कुमार 

पाण्डेय 
श्री विशाल कुमार पाण्डेय 
श्री नागेश्वर साव 


हजारीबाग 
हजारीबाग 
कोडरमा 
गिरिडीह 
हजारीबाग 


दुमका 
दुमका 
दुमका 
दुमका 
दुमका 


4 


5 


2 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


श्री प्रशान्त कुमार 


12 


13 


14 


श्री गौतम कुमार 


15 


16 


17 


श्री प्रदीप कुमार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 7 सितम्बर , 2021 
श्री अजय कुमार दास हजारीबाग 

दुमका 
सुश्री दीपा खलखो राँची 

दुमका 
श्री संतोष कुमार महतो रामगढ़ 

दुमका 
श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता हजारीबाग 

दुमका 
श्री अशोक कुमार भारती हजारीबाग 

गोड्डा 
रामगढ़ 

गोड्डा 
श्री विकाश सोरेन बोकारो 

गोड्डा 
श्री पंकज कुमार भगत गुमला 

गोड्डा 
हजारीबाग 

गोड्डा 
श्री विजय कुमार दास हजारीबाग 

साहेबगंज 
श्री अमरदीप सिंह बल्होत्रा रामगढ़ 

साहेबगंज 
गिरिडीह 

साहेबगंज 
श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान गिरिडीह 

साहेबगंज 
खुशबू मिंज लोहरदगा 

साहेबगंज 
सुश्री अंजली मेहता हजारीबाग 

देवघर 
श्री केशव भारती पुरुलिया , प 0 बंगाल 

देवघर 
हजारीबाग 

देवघर 
श्री सन्नी कुमार दास गिरिडीह 

देवघर 
गुमला 

देवघर 
श्री विकास आनन्द पटना , बिहार 

देवघर 
श्री दीपक प्रसाद हजारीबाग 

पाकड़ 
श्री तालेश्वर रविदास हजारीबाग 

पाकुड़ 
श्री राम नारायण खलखो राँची 

पाकुड़ 
मुजफ्फरपुर , बिहार 

पाकुड़ 
श्री फणिश्वर राजवार बोकारो 

पाकुड़ 


18 


19 


सुश्री रश्मि 


20 


21 


22 


श्री अभिषेक कुमार 


23 


24 


श्री नवीन भूषण कुल्लू 


25 


26 


27 


28 


29 


श्री रणवीर कुमार 


30 


) 


2. उपर्युक्त पदाधिकारियों की निदेशक उद्योग , झारखण्ड , राँची के कार्यालय में की गई प्रतिनियुक्ति को 
तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है । ये पदाधिकारी श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची में अविलम्ब 
योगदान समर्पित करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


) 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 460 -- 50 


